SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आषाढ़ , 1940 ( श० ) 
3 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 636 


राँची, मंगलवार 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
18 जून , 2018 ई० । 


संख्या - 06/ अभि०-09/ 08/ 2017 -3216 -- महालेखाकार ( लेखा एवं हक०), झारखण्ड , राँची का कार्यालय 
के ज्ञापांक - G. E-5APP- iv -19- 1603 दिनांक 30 जनवरी , 2018 द्वारा श्री रविन्द्र नारायण सिंह अष्ठाना, अपर 
लोक अभियोजक , गढ़वा के पक्ष में निर्गत अर्द्धवेतनिक अवकाश लेखा विवरणी के आधार पर इनके द्वारा 
स्वयं की ईलाज हेतु दिनांक 19 सितम्बर , 2017 से 18 फरवरी , 2018 तक कुल 153 दिनों का उपभोगित 
रूपांतरित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति पूर्ण वेतन पर झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 के में दी 
जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 636 -- 50 


